रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


॥ 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

__ प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , फरवरी 1 , 2018 / माघ 12 , 1939 
NEW DELHI, THURSDAY , FEBRUARY 1, 2018 /MAGHA 12 , 1939 


सं . 60 ] 
No. 60 ] 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 


( उच्चतर शिक्षा विभाग ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 1 फरवरी , 2018 


सा . का . नि . 105 ( अ). – केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 3) की धारा 25 की उप - धारा ( 2 ) 
के खंड ( घ) के साथ पठित उप -धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भर्तीनियमावली , 2016 
को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत : 
1. ( 1) इन नियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भर्ती (संशोधन) नियमावली , 2018 कहा जाएगा । 

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भर्ती नियमावली , 2016 की अनुसूची में , कॉलम ( 8) में संयुक्त सचिव और उप सचिव के पदों से 
संबंधित प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, नामत: 


" नहीं " 


[ फा . सं . 4- 43/ 2014- यू1ए] 


ईशिता रॉय , संयुक्त सचिव 


पाद टिप्पणी: मुख्य नियमावली भारत के राजपत्र में दिनांक 26 अगस्त , 2016 की अधिसूचना सा . का . नि . 839 ( अ ) में प्रकाशित की गई 


थी । 


628 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (i ) 


Ministry of Human Resource Development 
(Department of Higher Education ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 1st February , 2018 


G . S .R . 105 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section (1) read with clause (d ) of 
sub -section (2 ) of section 25 of the University Grants Commission Act, 1956 ( 3 of 1956 ), the Central 


Government hereby makes the following rules to amend the University Grants Commission 


Recruitment Rules, 2016 , namely: 


1. (1) These rules may be called the University Grants Commission Recruitment 

(Amendment) Rules, 2018 . 
(2 ) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. 
2 . In the Schedule to the University Grants Commission Recruitment Rules , 2016 , relating to the 

posts of Joint Secretary and Deputy Secretary, in column (8 ), for the entry , the following entry 


shall be substituted , namely : 


"No." 


[F . No. 4 -43/2014 -U1A ] 
ISHITA ROY , Jt. Secy. 


Foot Note : Principal rules were published in the Gazette of India vide Notification G . S .R . 839 ( E ), 

dated 26th August, 2016 . 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by 
RAKESH SUKUL 
Date: 2018 .02.02 
10 :35 :38 +05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


